निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


, 


या 


प्रवर 


18 फाल्गुन 1932 ( श 0 ) 
संख्या 10 पटना , 

बुधवार , 

9 मार्च 2011 (ई 0) 
विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1-क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश। 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई0 ए 0, आई 0 एससी 0, 

विधेयका 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी० , लॉ 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 और 

2, 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप ० - इन 

अनुमति मिल चुकी है । 
एड0, एम 0एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

5-6 

भाग-9 -क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और 

सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


. 


7-8 


2 


बिहार गजट , 9 मार्च 2011 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 जनवरी 2011 
सं ० 6 / विo पत्रा0-24-65 / 2003-221 / वा 0 क 0 — श्री मुकेश कुमार (बिहार वित्त सेवा), सम्प्रति परीक्ष्यमान् 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर जो दिनांक 4 सितम्बर 2009 से उक्त पद पर कार्यरत हैं , की 
नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 12 / नि0-1013 / 10 सा 0 प्र0 12833, दिनांक 27 दिसम्बर 
2010 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत परीक्ष्यमान् उप समाहर्ता, भोजपुर के पद पर हुई है । फलतः इन्हें आदेश 
निर्गमन की तिथि के अपराहन् के प्रभाव से उक्त पद पर योगदान करने हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


10 फरवरी 2011 
सं ० 6 / गो0-34-01 / 2008-524 / वा 0 क 0 — अंचल प्रभारी, बगहा अंचल, बगहा का पद रिक्त हो जाने के फलस्वरूप, 
बगहा अंचल , बगहा में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री जलेश्वर प्रसाद , वाणिज्य कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के 
लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी (प्रभारी), बगहा अंचल, बगहा के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-01 / 2008–525 / वा 0 क 0 — अंचल प्रभारी, गोपालगंज अंचल , गोपालगंज का पद रिक्त हो जाने के 
फलस्वरूप, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी डॉ ० दिनकर प्रसाद, वाणिज्य कर पदाधिकारी को 
अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी (प्रभारी), गोपालगंज अंचल, गोपालगंज के रूप में कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


15 फरवरी 2011 
सं ० 6 / वि o पत्रा0-24-39 / 2007–566 / वा 0 क 0 — श्री सच्चिदानन्द झा , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त , बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय 
प्रमंडल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


22 फरवरी 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-14 / 2007-665 / वा 0 क 0 — श्री नवनीत नन्दन सहाय , बि 0 वि0 से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर संयुक्त 
आयुक्त, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर के सेवानिवृत्ति के पश्चात्, श्री 
दिगम्बर प्रसाद तिवारी, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त दिनांक 1 मार्च 2011 से श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) , मुजफ्फरपुर ( अधिसूचित ) 
के योगदान की तिथि तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


22 फरवरी 2011 
सं ० 6 वि ० पत्रा0-24-46 / 2005-673 — विभागीय अधिसूचना संख्या 1094, दिनांक 16 मार्च 2010 को तत्कालिक 
प्रभाव से विलोपित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य कर विभाग , 


बिहार गजट , 9 मार्च 2011 


3 


1 . 
2 . 


3. 


4 . 
5 . 


6 . 


7 . 


बिहार, पटना के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए श्री 
सच्चिदानन्द झा , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है : 

कार्यालय का नाम 
वणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय ) 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन) , भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 

वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन), पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 
10. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 

वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन ), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), सारण प्रमंडल, छपरा 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), मगध प्रमंडल, गया 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


8 . 
9 . 


11. 
12. 


13. 


14. 


15. 


22 फरवरी 2011 
सं ० 6 वि ०पत्रा0-24-46 / 2005–674 — विभागीय अधिसूचना संख्या 2695 , दिनांक 29 जून 2007 को आंशिक रूप से 
संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना के 
मुख्यालय से संबंधित सभी मामलों में श्री उमेश राय, वाणिज्य कर उपायुक्त , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को 
तत्कालिक प्रभाव से लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


24 फरवरी 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-729 / वा 0 क 0 — श्री जीवन अग्रवाल, बि 0 वि 0 से0 , सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( अंकेक्षण ), पटना की सेवा अगले आदेश तक के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 फरवरी 2011 
सं ० प्र02 / ज 0 वि 0नि0-14 / 08-944 — बिहार राज्य जल विद्युत निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के 
सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि 0 के आर्टिकिल्स ऑफ 
एसोसिएशन की धारा 49 (1)(ए) के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार पाण्डेय , चीफ इंजीनियर ( बी 0 आर0 ई० पी ०) एन० एच ० पी ० सी ०लि 0 , 
पटना को प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य जल विद्युत निगम पटना के पद पर वेतनमान रू 0 18,400-22,400 ( अपुनरीक्षित) में 
निगम में अनुमान्य भत्तों के साथ अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव । 


25 फरवरी 2011 
सं ० प्र2 / आयोग सदस्य चयन -17 / 03( पार्ट )-06-929 — विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act , 2003 ) 
की धारा 82 की उप धारा ( 5) एवं धारा 85 की उप - धारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उमेश नारायण 
पंजियार, भा ० प्र ० से ० ( सेवानिवृत्त ) को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 89 के प्रावधानों 


4 


बिहार गजट , 9 मार्च 2011 


के अन्तर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो , तक अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ( अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त) नियमावली- 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने 
अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त को विहित किया है । इस सेवाशर्त के अनुसार अध्यक्ष के पद के लिए श्री उमेश नारायण 
पंजियार को पेंशन की सकल रकम के साथ - साथ उसमें किसी सरांशिकृत अंश , यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों , की कटौती 
के अध्यधीन प्रति माह ₹ 26,000 ( अपुनरीक्षित) वेतन देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव । 


25 फरवरी 2011 
सं ० प्र2 / आयोग सदस्य चयन -17 / 03(पार्ट )-07-936 – विद्युत अधिनियम 2003 ( The Electricity Act, 2003 ) 
की धारा 82 की उप -धारा (5) एवं धारा 85 की उप - धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम नन्दन 
शर्मा, ओम्बड्समैन, बिहार विद्युत विनियामक आयोग को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की 
धारा 89 के प्रावधानों के अन्तर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो , तक सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक 
आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ( अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त) नियमावली 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने 
अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त को विहित किया है । इस सेवाशर्त के अनुसार सदस्य पद के लिए श्री राम नन्दन शर्मा को 
पेंशन की सकल रकम के साथ - साथ उसमें किसी सरांशिकृत अंश , यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों , की कटौती के अध्यधीन 
प्रति माह ₹ 22400-525-24500 ( अपुनरीक्षित) वेतन देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 मार्च 2011 


5 


भाग-2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


- 


अध्यक्ष 


अधिसूचना 

24 फरवरी 2011 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-30 / 93( खंड -1) फोल्डर -736 / वा 0 कर — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 की 
धारा -9 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-8 के अन्तर्गत वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, बिहार , पटना के 
तीसरे सदस्य की नियुक्ति हेतु एक सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है: 

(1 ) सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना 
( 2 ) प्रधान सचिव , वित्त विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
( 3 ) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना 

सदस्य 
( 4 ) आयुक्त - सह - सचिव , वाणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
( 5) सचिव, विधि विभाग, बिहार , पटना 

सदस्य 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , 

( संग्रहालय निदेशालय ) 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


अधिसूचना 

3 फरवरी 2011 
सं ० 25 - सं 0 / वि.2-18 / 2000-30 — बिहार रिसर्च सोसाइटी ( अधिग्रहण ) अधिनियम 2007 की धारा -6 में निहित 
प्रावधानों के आलोक में पटना संग्रहालय के शोध एवं प्रकाशन प्रभाग (बिहार रिसर्च सोसाइटी) के विकास, शोध - प्रकाशन एवं 
शैक्षणिक क्रिया - कलापों के मार्ग दर्शन हेतु निम्नलिखित रूप से परामर्शदातृ समिति का गठन किया जाता है : 

प्रधान सचिव / सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 
विभागाध्यक्ष , इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 

सदस्य 
3 . विभागाध्यक्ष , प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 

सदस्य 
निदेशक, संग्रहालय , बिहार, पटना 

सदस्य 
निदेशक, पुरातत्व, बिहार, पटना 

सदस्य 
निदेशक, अभिलेखागार, बिहार, पटना 

सदस्य 
अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , पटना अंचल, पटना 

सदस्य 
निदेशक , खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना 
पुस्तकालयाध्यक्ष, सच्चिदानन्द सिन्हा, पुस्तकालय, पटना 

सदस्य 
10 . श्री विजय शंकर दूबे, पूर्व मुख्य सचिव 

सदस्य 
प्रो 0 सुरेन्द्र गोपाल, पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 

सदस्य 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


सदस्य 


8 . 


9 . 


11. 


6 


बिहार गजट , 9 मार्च 2011 


12. 


सदस्य 


13. 


सदस्य 


14. 


सदस्य 


15. 


संयोजक सदस्य 


डॉ . युवराजदेव प्रसाद , पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 
डॉ. रत्नेश्वर मिश्र, पूर्व -विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग , ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालय , दरभंगा 
डॉ . रजी अहमद, सचिव, गाँधी संग्रहालय, पटना 
अपर निदेशक, पटना संग्रहालय , पटना 
डॉ. चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा , पूर्व -निदेशक , के 0 पी 0 जायसवाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पटना 
डॉ 0 राजेन्द्र राम, पूर्व - प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 
निदेशक, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान , पटना 
श्री हेमन्त कुमार, 201 – आनन्द पैलेस एपार्टमेन्ट, तीसरा तल्ला, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना 


16. 


सदस्य 


17. 


सदस्य 


18. 


सदस्य 


19. 


सदस्य 


( ख ) इस परामर्शदातृ का कार्यकाल एक वर्ष का होगा । 

( ग) बिहार रिसर्च सोसाइटी ( अधिग्रहण ) अधिनियम, 2007 की धारा 6(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में 
परामर्शदातृ समिति , केवल पटना संग्रहालय के शोध एवं प्रकाशन प्रभाग (बिहार रिसर्च सोसाइटी) के विकास, शोध - प्रकाशन 
एवं शैक्षणिक क्षेत्र के क्रिया - कलापों में अपना सुझाव देगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 पी 0 रामय्या , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , 


, 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 510- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 9 मार्च 2011 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 
7 फरवरी 2011 


सं.सं.1 / निग को (रा.आ .)- 08 / 2007-527- श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्र, तत्कालीन कार्यकारी संयुक्त निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, कोशी प्रमंडल , सहरसा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1730, दिनांक 18 मई 2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -17 के अन्तर्गत गरीब मछुआरों का शोषण तथा निजी लाभ हेतु 
कार्य करने, षड्यंत्र पूर्ण ढंग से समितियों के निर्वाचन को प्रमाणित करने, सरकारी राशि का अस्थायी गबन करने, मामले के 
निष्पादन में अनावश्यक विलंब करने आदि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । जिसके क्रम में 
संचालन पदाधिकारी ने अपने गैर सरकारी प्रे 0 सं 0 14, दिनांक 25 मार्च 2008 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । 
समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1759 , दिनांक 26 जून 2009 द्वारा संचालन पदाधिकारी के 
मत से सहमत / असहमत होते हुए कतिपय बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में 
आरोपित पदाधिकारी श्री मिश्र ने अपने पत्रांक शून्य कैम्प पटना दिनांक 30 अप्रील 2010 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव 
समर्पित किया जिसकी सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि अरहमपुर कृषक सेवा स्वालम्बी सहकारी समिति लि 0, गुलजारबाग , 
हासदा की उप विधि का संशोधन दिनांक 18 सितम्बर 2002 को किया है जबकि आथोराईज्ड ( Authorised ) हिस्सा पूँजी 
का दस प्रतिशत राशि कुल रू 9500 कोषागार चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, पूर्णियाँ में दिनांक 25 नवम्बर 2005 को जमा 
किया गया । इस प्रकार श्री मिश्र पर कुल रु 9500 Authorised हिस्सा पूंजी समय पर चालान द्वारा जमा नहीं करने का 
आरोप प्रमाणित पाया गया है । 

श्री मिश्र को पूर्व में जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा के पदस्थापन अवधि में दायित्व निर्वहन में शिथिलता 
बरतने के कारण भविष्य में सरकारी कार्यों के निष्पादन में तत्परता बरतने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 3134 , दिनांक 
5 सितम्बर 2000 द्वारा सचेत किया गया था , साथ ही महिषि प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जलकरों की 
बंदोवस्ती में संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, का आदेश उल्लंधन करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 
1395 , दिनांक 22 मई 2002 द्वारा “निन्दन " की सजा तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 1645 , दिनांक 16 जून 2004 द्वारा 
कुशल नेतृत्व देने में सक्षम नहीं होने तथा शिथिलता बरतने हेतु चेतावनी तथा भविष्य के लिए सचेत किया गया है । इस 
प्रकार श्री मिश्र को लगातार सचेत एवं दण्डित किये जाने के बावजूद इनके कार्य कालापों में कोई सुधार नहीं हो रहा है । 

अतः उक्त प्रमाणित आरापों के लिए सरकार ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14(i) एवं ( ii ) के तहत निम्नांकित शास्तियाँ अधिरोपित करने का निर्णय लिया 


गया है 


( i) निन्दन 


( ii ) प्रोन्नति के लिए अगले तीन वर्षों तक रोक । 


8 


बिहार गजट , 9 मार्च 2011 


उक्त निर्णय के आलोक में उक्त शास्तियाँ श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्र, कार्यकारी संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संसूचित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
लियान कुंगा, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , 


, 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 51-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


